निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


बिहार 


संख्या 46 


22 कार्तिक 1941 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

13 नवम्बर 2019 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-16 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई 0 एससी 0 , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी 0 , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी 0 , लॉ भाग -1 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0 , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


और 2 , 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है। 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि । 

17-17 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 

भारत गजट । और राज्य गजटों के 


भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख -निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 

18-19 


नियम , 


उद्धरण । 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


20-25 


2 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , 

छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


शक्ति , 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

31 अक्तूबर 2019 
सं0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र0-14897 -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत 
धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित 
कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि 
उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करेंगे । 

अनुसूची 
कार्मिक का नाम एवं पद द 0 प्र 0 सं 0 1973 की तिथि / अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी 
स ० नाम धारा, जिसके तहत 

(विशेष 

नाम 
शक्ति प्रदान की 

कार्यपालक / 
गयी है 

कार्यपालक) 


क्र ० 


जिला का 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


विधि 


अररिया 


प्रतिनियुक्ति 
अवधि के लिए 


व्यवस्था 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


2 


सीतामढ़ी 


31.03.2020 

तक 


विधि 
व्यवस्था 


जिला दंडाधिकारी , | द 0 प्र 0 सं 0 1973 की 
अररिया 

के धारा-21 
ज्ञापांक -4388 दिनांक 
26.10.2019 के साथ 
संलग्न परिशिष्ट- " क " 
में अंकित कार्मिक । 
जिला दण्डाधिकारी , | द0 प्र 0 सं 0 1973 की 
सीतामढ़ी 

के धारा -21 
पत्रांक -1073 दिनांक 03. 
10.2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला दण्डाधिकारी, | द0 प्र 0 सं 0 1973 की 
अरवल के ज्ञापांक -909 धारा -20 
दिनांक 24.10.2019 के 
साथ संलग्न सूची में 
अंकित कार्मिक । 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


3 


अरवल 


प्रतिनियुक्ति 
अवधि के लिए 


विधि 
व्यवस्था 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


22 अक्तूबर 2019 
सं0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा 0 प्र0-14431 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974 ) की सुसंगत 
धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित 
कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि 
उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करेंगे । 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


3 


अनुसूची 
तिथि / अवधि 


कार्मिक का नाम एवं पद 


प्रयोजन 


क्र ० 
स ० 


जिला का 
नाम 


नाम 


द 0 प्र 0 सं 0 1973 की 
धारा, जिसके तहत 
शक्ति प्रदान की 

गयी है 


दण्डाधिकारी 

(विशेष 
कार्यपालक / 
कार्यपालक ) 

6 


1 


2 


3 


4 


5 


7 


1 


चुनाव प्रक्रिया 


चुनाव कार्य 


समस्तीपुर 


की समाप्ति 

तक 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला निर्वाचन द ० प्र ० सं ० 1973 की 
पदाधिकारी -सह- जिला 

धारा-21 
दण्डाधिकारी, समस्तीपुर 
के पत्रांक -36 दिनांक 
15.10.2019 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 


कार्मिक । 


2 


21.10.2019 


द0 प्र 0 सं 0 1973 की 

धारा -21 


चुनाव कार्य 


सहरसा 


जिला दण्डाधिकारी, 
सहरसा 

के 
पत्रांक - 124-1 दिनांक 
10.10.2019 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


कार्मिक । 


3 


21.10.2019 


चुनाव 

कार्य 


बाँका 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला निर्वाचन | द0 प्र 0 सं 0 1973 की 
पदाधिकारी - सह- जिला धारा -20 
पदाधिकारी, बाँका के 
पत्रांक -34 दिनांक 14. 
10.2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


21 अक्तूबर 2019 
सं 0 7 / शक्ति प्र0-13-01 / 2018 सा0 प्र0-14326 -- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974) की सुसंगत 
धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ -2 में उल्लेखित 
कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भों में अंकित विवरण के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं और निदेश देते हैं कि 
उक्त कार्मिक विभिन्न जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( ऐक्ट 2, 1974 ) के अतंर्गत दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करेंगे 

अनुसूची 
कार्मिक का नाम एवं पद द 0 प्र 0 सं 0 1973 की तिथि / अवधि प्रयोजन दण्डाधिकारी 

जिला का 
स ० नाम धारा, जिसके तहत 

(विशेष 

नाम 
शक्ति प्रदान की 

कार्यपालक / 
गयी है 

कार्यपालक ) 


। 


क्र ० 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


21.10.2019 


चुनाव 

कार्य 


सीवान 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला निर्वाचन | द 0 प्र 0 सं 0 1973 की 
पदाधिकारी - सह- जिला धारा-21 
पदाधिकारी, सीवान के 
पत्रांक -45 दिनांक 11. 
10.2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 


4 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


2 


21.10.2019 


चुनाव कार्य 


भागलपुर 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


3 


21.10.2019 


चुनाव कार्य 


दरभंगा 


-सह - जिला 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


4 


21.10.2019 


चुनाव कार्य 


सीवान 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


5 


21.10.2019 


चुनाव कार्य 


सीवान 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


जिला निर्वाचन | द0 प्र 0 सं 0 1973 की 
पदाधिकारी - सह 

धारा -21 
जिलाधिकारी, 

भागलपुर 
के पत्रांक -22 दिनांक 
12.10.2019 के 

साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिला निर्वाचन | द 0 प्र 0 सं 0 1973 की 
पदाधिकारी 

धारा -21 
पदाधिकारी, दरभंगा के 
पत्रांक -4592 दिनांक 10 . 
10.2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला 

निर्वाचन 

द 0 प्र 0 सं 0 1973 की 
पदाधिकारी - सह- जिला धारा -20 
पदाधिकारी , सीवान के 
पत्रांक -833 दिनांक 09. 
10.2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला निर्वाचन द0 प्र 0 सं 0 1973 की 
पदाधिकारी - सह- जिला धारा -21 
पदाधिकारी, सीवान के 
पत्रांक -832 दिनांक 09 . 
10.2019 के साथ संलग्न 
सूची में अंकित कार्मिक । 
जिला 

निर्वाचन | द 0 प्र 0 सं 0 1973 की 
पदाधिकारी - सह 

धारा -21 
जिलाधिकारी, समस्तीपुर 
के पत्रांक -493 दिनांक 
25.09.2019 के साथ 
संलग्न सूची में अंकित 
कार्मिक । 
जिलाधिकारी, पूर्वी | द0 प्र0 सं 0 1973 की 
चम्पारण , मोतिहारी के 

धारा-20 
पत्रांक -113 दिनांक 24. 
09.2019 में अंकित श्री 
पवन 

कुमार पासवान , 
अवर 

निर्वाचन 
पदाधिकारी, चकिया 
अनुमण्डल । 
आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल , 

द 0 प्र 0 सं 0 1973 की 
मुंगेर 

के पत्रांक -5244 धारा-20 
दिनांक 23.09.2019 में 
अंकित पदाधिकारी 
प्रभारी अपर समाहर्ता 
( मो 0 अब्दुल 

हामिद, 
नगर आयुक्त, नगर 
निगम, मुंगेर), बेगूसराय । 


6 


21.10.2019 


चुनाव कार्य 


समस्तीपुर 


विशेष 
कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


7 


21.10.2019 


चुनाव कार्य 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


पूर्वी 


चम्पारण , 


मोतिहारी 


8 


प्रतिनियुक्ति 
अविध के लिए 


विधि 
व्यवस्था 


कार्यपालक 
दंडाधिकारी 


बेगूसराय 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
शिवमहादेव प्रसाद , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


5 


सं02 / थाना - 10-21 / 2016 गृ 0 आ0--9145 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले ० एवं ह0 ) 
वीरचन्द पटेल पथ , बिहार, पटना 


द्वारा: 


वित्त विभाग 


पटना, दिनांक 4 नवम्बर 2019 


विषयः- बेहतर पुलिसिंग के निमित्त बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के 43 पुलिस अनुमंडलों में अपर अनुमंडल पुलिस 

पदाधिकारी के 43 (तैंतालीस ) पदों के सृजन की स्वीकृति । 


आदेश: - स्वीकृत । 


अपराध नियंत्रण, विधि - व्यवस्था संधारण एवं कांडों के अनुसंधान में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण भूमिका है । सभी विशेष प्रतिवेदित कांडों का पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान का अनुश्रवण इनके द्वारा किया जाता है । 
नियमित रूप से अधीनस्थ पुलिस थानों एवं अंचलों का नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण कर पुलिस तंत्र के संचालन में पुलिस अधीक्षक 
को सहयोग देते हैं । अतएव जिला पुलिस को प्रभावी करने, कांडों के अनुसंधान एवं त्वरित निष्पादन तथा अपराध नियंत्रण 
हेतु राज्य के विभिन्न जिलों के 43 पुलिस अनुमंडलों में अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के 43 पदों का सृजन किया 
जाता है । 


2. कांडों के अनुसंधान में तीव्रता एवं त्वरित निष्पादन, अनुमंडल स्तर पर प्रशासनिक समन्वय, विधि - व्यवस्था के 
संधारण तथा अपराध नियंत्रण की दृष्टिकोण से राज्य के विभिन्न जिलों के 43 पुलिस अनुमंडलों में अपर अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी के 43 (तैंतालीस ) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है : 


क्र ० 


पदनाम 


वेतन स्तर (Level) 


पदों की संख्या 


( 43 पुलिस अनुमंडलों के लिए ) 


1 . 


Level - 9 


1X43 = 43 


अपर अनुमंडल पुलिस 

पदाधिकारी 


कुल पद 

43 ( तैंतालीस ) 
उक्त पद संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अधीन उनके सहयोग के लिए होंगे तथा उक्त पदों पर मूल 
कोटि के पुलिस उपाधीक्षकों को ही पदस्थापित किया जायेगा । 


43 पुलिस अनुमंडलों के नाम निम्नांकित है : 


क्र ० 


जिला का नाम 


क्र 0 पु ० अनु० का नाम 


1 


पटना 


1 


पटना सिटी 


2 


3 


4 


क्र ० | जिला का नाम 

सारण 
10 सिवान 
11 गोपालगंज 
12 बेतिया 
13 मोतिहारी 
14 मुजफ्फरपुर 


सदर 
बाढ़ 
दानापुर 
सचिवालय 
मसौढ़ी 
नगर 
विधि - व्यवस्था 
फुलवारी 


5 


क्र ० पु ० अनु0 का नाम 
23 सदर 
24 सदर 
25 सदर 
26 सदर 
27 सदर 
28 नगर 
29 

पश्चिमी 
30 | पूर्वी 

सदर 
32 सदर 


6 


7 


8 


9 


31 


15 
16 


फतुहाँ 


वैशाली 
सीतामढी 


10 


6 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


11 


33 


सदर 


2 


नालंदा 


34 


12 
13 


पालीगंज 
हिलसा 
सदर 
सासाराम 


35 


3 


रोहतास 


14 


17 

दरभंगा 
18 | मधुबनी 
19 समस्तीपुर 
20 

कटिहार 
21 पूर्णियाँ 
22 

किशनगंज 
23 भागलपुर 


36 


सदर 
सदर 
सदर 
सदर 
किशनगंज 
कहलगाँव 


15 


डिहरी 


37 
38 


4 


16 


सदर 
जहानाबाद 


5 . 


17 


39 


भोजपुर 
जहानाबाद 
औरंगाबाद 
गया 


6 


18 


सदर 


40 


7 


19 


24 


41 


20 


नगर 
बाँका 
सदर 
सदर 


नगर 
शेरघाटी 
सदर 
मढौरा 


बाँका 
25 बेगूसराय 

खगड़िया 


42 


8 


नवादा 


21 


26 


43 


सारण 


22 


3. नवसृजित 43 ( तैंतालीस) पदों के सृजन पर होने वाला अनुमानित वार्षिक व्यय कुल -3,33,63,528 ( तीन करोड़ 
तैतीस लाख तिरेसठ हजार पांच सौ अट्ठाईस ) रूपये मात्र है । व्यय विवरणी संलग्न है । 

( परिशिष्ट - क ) 
4. उपर्युक्त राशि की निकासी मुख्य शीर्ष संख्या - 2055 – पुलिस उप मुख्य शीर्ष-00 , लघु शीर्ष - 109 – जिला पुलिस , 
उप शीर्ष - 0001- जिला कार्यकारी दल , विपत्र कोड संख्या - 22-2055001090001 तथा मांग सं0-22 के अन्तर्गत विभिन्न 
विषय शीर्षों से की जायेगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिलों के डी 0 डी 0 ओ0, वरीय पुलिस 
अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक होंगे । इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी । 
5. पदों के सृजन में वित्त विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । 

आदेश से . 

ईश्वर चन्द्र सिन्हा, अपर सचिव । 
परिशिष्ट - क 


राज्य के विभिन्न जिलों के 43 पुलिस अनुमंडलों में अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के 43 ( तैंतालीस) पदों के 
सृजन पर होने वाले व्यय का अनुमानित वार्षिक व्यय विवरणी : 


क्र ० 


मूल वेतन 


वार्षिक व्यय 


1 . 


53100 


53100X43X12 = 27399600 


योग 


27399600 


पदनाम 

पदों की सं ० 
I. अपर अनुमंडल पुलिस 

43 
पदाधिकारी 

43 

कुल 
महंगाई भत्ता - सभी वेतन के योग का 12% 
चिकित्सा भत्ता - सभी कोटि को 1000 रु 0 प्रतिमाह 
मकान किराया भत्ता -6 % 
वर्दी भत्ता- @ 12000 रु 0 वार्षिक 


2 . 


3287952 


3 . 


43X1000X12 


516000 


4 . 


1643976 


5 . 


12000X43 


516000 


कुल योग 


3,33,63,528 
( तीन करोड़ तैतीस लाख तिरेसठ हजार पांच सौ अट्ठाईस ) रुपये मात्र । 


ईश्वर चन्द्र सिन्हा, अपर सचिव । 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा ) 


अधिसूचनाएं 


1 अक्तूबर 2019 


सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ. - 8252 -- भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है । 


करते 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


7 


पदाधिकारियों का नाम / बैच 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


क्र ० 
सं ० 


1 


3 


4 


1 . 


2 
श्री हृदय कान्त , 
भा 0 पु 0 से 0 ( 2015) 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , सासाराम 


सहायक पुलिस अधीक्षक 
(जिला व्यावहारिक प्रक्षिशण ), 


गया 


2 . 


श्री अमितेश कुमार, 


भा 0 पु0 से0 ( 2016) 


सहायक पुलिस अधीक्षक , 

पूर्वी मुजफ्फरपुर 


3. 


श्री अम्बरीश राहुल , 


भा 0 पु0 से 0 ( 2017) 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 

सदर, आरा 


सहायक पुलिस अधीक्षक 
(जिला व्यावहारिक प्रक्षिशण), 

पटना 
सहायक पुलिस अधीक्षक 
(जिला व्यावहारिक प्रक्षिशण ), 

मुजफ्फरपुर 
सहायक पुलिस अधीक्षक 
(जिला व्यावहारिक प्रक्षिशण), 

गया 
सहायक पुलिस अधीक्षक 
(जिला व्यावहारिक प्रक्षिशण ), 

भागलपुर 


4 . 


श्री स्वर्ण प्रभात , 


सहायक पुलिस अधीक्षक, विधि -व्यवस्था , 


भा 0 पु0 से0 ( 2017 ) 


पटना 


5 . 


श्री विनीत कुमार , 


भा 0 पु 0 से 0 ( 2017 ) 


अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 

सदर, मोतिहारी 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा , अपर सचिव । 


: 


1 


3 


4 


1 . 


4 नवम्बर 2019 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 9159 - भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता 
है / अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है 
क्र 0 पदाधिकारियों का नाम / बैच 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन / अतिरिक्त प्रभार 
सं ० 

2 
श्री सत्यवीर सिंह , पुलिस अधीक्षक, रोहतास 

अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, 
भा 0 पु 0 से 0 (2008 ) 

बिहार सैन्य पुलिस -2, डेहरी 
ऑन - सोन / समादेष्टा, महिला बटालियन , 

सासाराम 
वरीय पुलिस अधीक्षक , 

पुलिस अधीक्षक , सुपौल 
भा 0 पु0 से 0 ( 2008) 

मुजफ्फरपुर । 
3 . श्रीमती निताशा गुड़िया, समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस -2, डेहरी 

पुलिस अधीक्षक , 
भा 0 पु 0 से 0 (2008 ) 

ऑन - सोन 

पश्चिम चम्पारण, बेतिया । 
अतिरिक्त प्रभार 

महिला बटालियन , सासाराम । 
4 . श्री जयन्त कान्त, 

पुलिस अधीक्षक , 

वरीय पुलिस अधीक्षक , 
भा 0 पु 0 से0 (2009 ) पश्चिम चम्पारण, बेतिया । 

मुजफ्फरपुर । 
5 . श्री मृत्युंजय कुमार चौधरी, 

पुलिस अधीक्षक, सुपौल 

समादेष्टा - सह - प्राचार्य, 
भा 0 पु 0 से 0 ( नवप्रोन्नत), 

सिपाही प्रशिक्षण केन्द्र, सिमुलतल्ला । 


2 . 


श्री मनोज कुमार, 


। 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


12 जुलाई 2019 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 5608 — भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते 

हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है : 


8 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


पदाधिकारियों का नाम / बैच 


वर्तमान पदस्थापन 


नव पदस्थापन 


क्र ० 
सं ० 


1 


4 


3 
पदस्थापन की प्रतीक्षा में । 


1 . 


2 
श्री संजय सिंह, 
भा 0 पु0 से0 (1997), 
श्री उमाशंकर प्रसाद, 
भा 0 पु 0 से 0 (2005), 


पुलिस महानिरीक्षक , प्रोविजन, बिहार, 

पटना । 
पुलिस उप - महानिरीक्षक , 
रेलवे, बिहार, पटना । 


2 . 


पुलिस अधीक्षक, आतंकवाद निरोधक दस्ता, 
बिहार , पटना । 
( नवप्रोन्नत पुलिस उप महानिरीक्षक ) 
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, 
सदर, गोपालगंज । 

नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य ), पटना । 


3 . 


श्री विनय तिवारी, 
भा 0 पु0 से0 ( 2015 ) 
श्री प्राणतोष कुमार दास , 


4 . 


भा 0 पु0 से 0 


नगर पुलिस अधीक्षक (मध्य ), पटना । 

( अपने ही वेतनमान में ) 

पुलिस मुख्यालय, 
बिहार, पटना में पदस्थापन की 

प्रतीक्षा में । 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन 

कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


: 


1 


3 


13 अगस्त 2019 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ. - 6589 - भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता 
है / अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है 
क्र ० पदाधिकारियों का नाम / बैच वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 
सं ० 
2 

4 
1 . श्री नैययर हसनैन खॉ , पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, 

अतिरिक्त प्रभार 
भा 0 पु0 से0 (1996) 

पटना 

पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजन , बिहार , 

पटना 
2 . श्री सुनील कुमार , प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक , पटना 

विशेष सचिव, 
भा 0 पु 0 से 0 (1996 ) 

गृह विभाग (विशेष शाखा), 

बिहार , पटना 
3. श्री पारस नाथ, 

विशेष सचिव , 

पुलिस महानिरीक्षक , 
भा 0 पु0 से 0 (1996) गृह विभाग (विशेष शाखा), 

मगध क्षेत्र, गया 
बिहार , पटना 
श्री संजय सिंह , पुलिस महानिरीक्षक , प्रोविजन , बिहार, 

पुलिस महानिरीक्षक , 
भा 0 पु0 से 0 (1997 ) 

केन्द्रीय क्षेत्र , पटना 
श्री विनोद कुमार -2 प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक , भागलपुर 

पुलिस महानिरीक्षक, 
भा 0 पु 0 से0 (2001 ) 

पूर्णियाँ क्षेत्र, पूर्णियाँ 
6 . श्री राजेश कुमार , 

पुलिस उप महानिरीक्षक , केन्द्रीय क्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक , 
भा 0 पु0 से0 (2003 ) 

पटना 

बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय 
श्री विनय कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक , मगध क्षेत्र, 

पुलिस उप महानिरीक्षक , 
भा 0 पु 0 से0 ( 2004 ) 

गया 

विशेष कार्य बल , बिहार, पटना 
श्री राजेश त्रिपाठी, 

पुलिस उप महानिरीक्षक, पूर्णियाँ क्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक , मानवाधिकार, 
भा 0 पु0 से0 (2005 ) 

पूर्णियाँ 

बिहार, पटना 
9 . श्री रविन्द्र कुमार , 

पुलिस उप महानिरीक्षक , तिरहुत क्षेत्र , पुलिस उप महानिरीक्षक, 
भा 0 पु 0 से 0 ( 2005 ) 

मुजफ्फरपुर 

निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, 

बिहार, पटना 
10. | श्री पी 0 कन्नन, पदस्थापन की प्रतीक्षा में 

पुलिस उप महानिरीक्षक , 
भा 0 पु0 से0 ( 2005 ) 

सैन्य पुलिस केन्द्रीय मंडल, पटना 
11. श्री क्षत्रनील सिंह 

पुलिस उप महानिरीक्षक, दरभंगा क्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक , 
भा 0 पु0 से 0 ( 2005 ) 

दरभंगा 

सैन्य पुलिस उत्तरी मंडल, मुजफफरपुर 


4 . 


पटना 


5 . 


7 . 


8 . 


12. श्री जितेन्द्र मिश्रा, 

भा 0 पु0 से0 (2004 ) 


पुलिस उप महानिरीक्षक, विशेष कार्य 

बल , बिहार 


पुलिस उप महानिरीक्षक , 
नागरिक 

सुरक्षा, 

बिहार, पटना 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


9 


13. | श्री रंजीत कुमार मिश्रा, 

भा 0 पु0 से0 (2007) 


पुलिस अधीक्षक , 
विशेष कार्यबल, बिहार 


समादेष्टा , 
बिहार सैन्य पुलिस -9, जमालपुर 

अतिरिक्त प्रभार 

समादेष्टा - सह- प्राचार्य, 
सिपाही प्रशिक्षण केन्द्र, सिमुलतल्ला 

सहायक निदेशक, 
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर 


14. | श्री हिमांशु शंकर त्रिवेदी , 

भा 0 पु0 से0 (2010 ) 


समादेष्टा, 
बिहार सैन्य पुलिस -9, जमालपुर 

अतिरिक्त प्रभार 

समादेष्टा - सह- प्राचार्य, 
सिपाही प्रशिक्षण केन्द्र , सिमुलतल्ला 

पुलिस अधीक्षक , 
आर्थिक अपराध ईकाई 
पदस्थापन की प्रतीक्षा में 


15. | श्री डी 0 अमरकेश, 

भा 0 पु0 से0 (2013 ) 
16. | श्रीमती एस 0 प्रेमलथा, 

भा 0 पु0 से0 (2006 ) 


17. | श्री प्राणतोष कुमार दास , 

भा 0 पु 0 से0 


पदस्थापन की प्रतीक्षा में 


पुलिस अधीक्षक , 
यातायात, पटना 

पुलिस अधीक्षक, 
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो , 

बिहार , पटना 
पुलिस अधीक्षक, 
आर्थिक अपराध ईकाई, 

बिहार , पटना 
समादेष्टा -सह- प्राचार्य, 
सैन्य पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, डुमराँव 

सहायक निदेशक , 
बिहार पुलिस अकादमी , राजगीर 


18. | श्री रमाशंकर राय , 

भा 0 पु 0 से0 
19. | श्री अजय कुमार पाण्डेय , 

भा 0 पु 0 से 0 


सहायक निदेशक 
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर 

पुलिस अधीक्षक , 
यातायात पटना 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


1 


3 


4 


16 अगस्त 2019 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 6720 भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है 
क्र ० पदाधिकारियों का नाम / बैच वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 
सं 0 

2 
श्री पंकज कुमार दराद, पुलिस महानिरीक्षक , 

पुलिस महानिरीक्षक , 
भा 0 पु0 से 0 (1995), दरभंगा प्रक्षेत्र, दरभंगा 

मिथिला क्षेत्र, दरभंगा 
श्री गणेश कुमार , पुलिस महानिरीक्षक, 

पुलिस महानिरीक्षक , 
भा 0 पु0 से 0 ( 2000), मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर 

तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा , अपर सचिव । 


1 . 


2 . 


20 सितम्बर 2019 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.-7887 -- भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता 
है / अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है : 
क्र ० पदाधिकारियों का नाम / बैच वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन / 
सं 0 

अतिरक्त प्रभार 
2 
श्री मानवजीत सिंह ढिल्लों, पुलिस अधीक्षक , वैशाली । 

पुलिस अधीक्षक , 
भा 0 पु0 से 0 ( 2009) 

विशेष कार्य बल, बिहार, पटना । 
डॉ ० इनामुल हक मेंगनू, पदस्थापन की प्रतीक्षा में । 

पुलिस अधीक्षक , जमुई । 
भा 0 पु 0 से0 (2012) 
श्री जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी, पुलिस अधीक्षक, जमुई । 

पुलिस अधीक्षक , वैशाली । 
भा 0 पु 0 से0 ( 2013 ) 


1 


3 


4 


1 . 


2 . 


3 . 


10 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


4 . 


श्री राशिद जमां, भा 0 पु0 से 0 


पुलिस अधीक्षक , गोपालगंज । 


। 


समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी , 

बिहार , पटना । 

अतिरिक्त प्रभार 
सहायक राज्य अग्निशाम पदाधिकारी , 

बिहार, पटना । 
पुलिस अधीक्षक , गोपालगंज । 


5 . 


श्री मनोज कुमार तिवारी , 
भा 0 पु 0 से 0 


समादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी, 

बिहार, पटना । 

अतिरिक्त प्रभार 
सहायक राज्य अग्निशाम 
पदाधिकारी , बिहार , पटना । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव । 


1 


2 


4 


23 अगस्त 2019 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड- II गृ.आ.- 6958 - भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है 
क्र ० पदाधिकारियों का नाम / बैच वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 
सं ० 

3 
1 . श्री राकेश कुमार मिश्रा, पदस्थापन की प्रतीक्षा में 

पुलिस महानिदेशक 

सह 
भा 0 पु0 से 0 (1986), 

महासमादेष्टा , गृह रक्षा वाहिनी एवं 

अग्निशाम सेवाएँ , बिहार , पटना । 
2. श्री सुनील कुमार, पुलिस 

पुलिस महानिदेशक सह 
भा 0 पु 0 से 0 (1987 ) 

महानिदेशक - सह - महासमादेष्टा, गृह | अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, 
रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, | बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम प्रा ० 
बिहार, पटना । 

लि 0 , पटना । 
अतिरिक्त प्रभार 
पुलिस महानिदेशक सह 
अध्यक्ष सह - प्रबंध निदेशक, बिहार 
पुलिस भवन निर्माण निगम प्रा ० 
लि 0, पटना । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन 

कुमार सिन्हा , अपर सचिव । 


28 अक्तूबर 2019 
सं 0 1 / पी1-02 / 2013 खंड-II गृ.आ.- 9022 -- भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ -4 में अंकित पद एवं स्थान पर पदस्थापित किया जाता है 
पदाधिकारियों का नाम / बैच वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 
सं ० 


क्र ० 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री भृगु श्रीनिवासन , 
भा 0 पु 0 से 0 (1992), 


अपर पुलिस महानिदेशक - सह - निदेशक, 
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर । 


अपर पुलिस महानिदेशक , 

एस 0 सी 0 आर0 बी 0 एवं 
आधुनिकीकरण, बिहार, पटना । 
अपर पुलिस महानिदेशक , 
पदस्थापन की प्रतीक्षा में । 


2 . 


श्री निर्मल कुमार आजाद , 
भा 0 पु0 से0 (1994), 


अपर पुलिस महानिदेशक , 
एस 0 सी 0 आर0 बी 0 एवं आधुनिकीकरण , 

बिहार, पटना । 
बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


11 


21 अगस्त 2019 
सं0 1 / पी05-10-02 / 2005 गृ0 आ0-6883 -- श्री बाबू राम, भा 0 पु0 से0 ( 2009) को MCTP Phase- III हेतु भविष्य 
में स्लॉट उपलब्ध कराने पर पूरा करने की शर्त पर दिनांक 01.01.2018 के प्रभाव से कनीय प्रशासनिक कोटि वेतनमान वेतन 
स्तर -12 ( Rs. 78,800 - 2,09,200 /-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है । 
2. इस प्रोन्नति के फलस्वरूप वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


16 अक्तूबर 2019 
सं 0 1 / सी01-06 / 2019 गृ0 आ0-8622 --विभागीय अधिसूचना संख्या -12026 दिनांक 31.12.2018 द्वारा अन्य 
पदाधिकारियों के साथ श्री दिनेश सिंह बिष्ट, भा 0 पु0 से 0 (1987) को अपर पुलिस महानिदेशक स्तर से पुलिस महानिदेशक स्तर 
(वेतन स्तर -16, रू 0 2,05,400 – 2,24,400 / - ) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर 
पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय किया गया । प्रोन्नत पद पर श्री 
बिष्ट द्वारा 02.01.2019 के प्रभाव से प्रभार ग्रहण किया गया । 

2. उक्त अधिसूचना द्वारा श्री बिष्ट को महानिदेशक कोटि में दी गयी प्रोन्नति ( प्रोन्नति का आर्थिक लाभ पदभार 
ग्रहण की तिथि 02.01.2019 से प्रभावी) की तिथि को संशोधित करते हुए उनके द्वारा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से प्रत्यर्पण के 
पश्चात संवर्ग में योगदान की तिथि 24.10.2017 से उक्त ग्रेड में प्रोन्नति अनुमान्य की जाती है । 

3. उक्त अधिसूचना संख्या -12026 दिनांक 31.12.2018 को श्री बिष्ट के संदर्भ में इस हद तक संशोधित समझा 
जाय । उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत् रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन 

कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


6 नवम्बर 2019 


सं 0 1 / एल1-10-02 / 2016 - गृ0 आ0-9238 -- सुश्री निधि रानी, भा 0 पु0 से0 (2014 ), पुलिस अधीक्षक , नवगछिया को 
अपनी शादी हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 09.11.2019 
से 14.12.2019 तक कुल 35 (पैंतीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. सुश्री निधि रानी के उक्त अवकाश अवधि में श्री आशीष भारती, भा 0 पु 0 से0 ( 2011), वरीय पुलिस अधीक्षक , 
भागलपुर, पुलिस अधीक्षक , नवगछिया के कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन 

कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


25 सितम्बर 2019 


सं 0 1 / एल1-10-16 / 2015 - गृ0 आ0-8020 -- श्री आदित्य कुमार, भा ० पु 0 से0 ( 2011), पुलिस महानिरीक्षक के 
सहायक, रेलवे, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत 
दिनांक 05.11.2019 से 26.11.2019 तक कुल 22 (बाइस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री कुमार के उक्त अवकाश अवधि में श्री पंकज कुमार राज, भा 0 पु0 से 0 (2006 ), पुलिस महानिरीक्षक के सहायक 
( प्रशिक्षण), बिहार, पटना, श्री कुमार के कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


5 नवम्बर 2019 


सं 0 1 / एल1-10-20 / 2009 - गृ0 आ0-9196 -- श्री दिनेश सिंह बिष्ट, भा 0 पु 0 से0 (1987 ), महानिदेशक , बिहार राज्य 
खेल प्राधिकरण , पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 
04.11.2019 से 24.11.2019 तक कुल 21 (इक्कीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त अवधि में , 
पुत्र के नामांकन एवं अन्य निजी कार्य हेतु , कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अन्य पारगमन देशों की निजी खर्च पर निजी 
विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


12 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


10 अक्तूबर 2019 
सं 0 1 / एल1-10-09 / 2008 - गृ0 आ0-8475 -- श्री एम 0 सुनील कुमार नायक , भा 0 पु 0 से0 ( 2005 ), पुलिस 
उप - महानिरीक्षक , ए0 टी 0 एस 0, बिहार, पटना को अपने पिता के ईलाज हेतु अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 
के नियम -10 , 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 16.09.2019 से 30.09.2019 तक कुल 15 (पंद्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश 
की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


5 नवम्बर 2019 


सं 0 1 / एल1-10-03 / 2013 - गृ0 आ0-9193 -- श्री राजीव मिश्रा, भा 0 पु0 से 0 ( 2010), वरीय पुलिस अधीक्षक , गया को 
अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 05.11.2019 से 24.11.2019 
तक कुल 20 (बीस ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री मिश्रा के उक्त अवकाश अवधि में श्री सुजीत कुमार, भा 0 पु0 से0 (2006), रेल पुलिस अधीक्षक, पटना, श्री मिश्रा 
के कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


5 नवम्बर 2019 


सं0 1 / एल1-10-10 / 2005 - गृ0 आ0-9197 -- श्री राकेश राठी, भा 0 पु0 से0 (2002 ), पुलिस उप - महानिरीक्षक, 
शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी ऑन - सोन को निजी कार्य हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10 , 11 एवं 
20 के अन्तर्गत दिनांक 21.10.2019 से 31.10.2019 तक 11 (ग्यारह ) दिन का उपार्जित अवकाश एवं Prefix के रूप में 
दिनांक 20.10.2019 ( रविवार ) को 01 दिन अनुमति अवकाश, कुल 12 दिनों के अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

2. श्री राठी के उक्त अवकाश अवधि में श्री जितेन्द्र मिश्रा, भा 0 पु0 से 0 ( 2004), पुलिस उप - महानिरीक्षक, नागरिक 
सुरक्षा, बिहार , पटना, श्री राठी के कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


10 अक्तूबर 2019 
सं 0 1 / एल1-10-10 / 2014 - गृ0 आ0-8476 -- श्री सुनील कुमार, भा 0 पु0 से0 ( 2004), पुलिस महानिरीक्षक के 
सहायक (निरीक्षण), बिहार, पटना को दिनांक 19.08.2019 से दिनांक 29.08.2019 तक स्वीकृत अवकाश को रद्द कर उसके 
स्थान पर अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 01.09.2019 से 
11.09.2019 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन 

कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


30 अक्तूबर 2019 
सं 0 1 / एल1-10-14 / 2019 - गृ0 आ0-9051 -- श्री राजीव रंजन , भा 0 पु0 से0 (2005), पुलिस उप - महानिरीक्षक , राज्य 
अपराध अभिलेख ब्यूरो, बिहार , पटना को स्वयं की शल्य चिकित्सा हेतु अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के 
नियम -10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 12.10.2019 ( शनिवार) एवं दिनांक 13.10.2019 ( रविवार ) को Prefix करते हुए , 
दिनांक 14.10.2019 से 12.11.2019 तक कुल 30 (तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

2. श्री रंजन के उक्त अवकाश अवधि में श्री रत्नमणि संजीव , भा 0 पु 0 से0 (2003 ), पुलिस उप - महानिरीक्षक, डकैती 
निरोध, अपराध अनुसंधान विभाग , बिहार, पटना, श्री रंजन के कार्यों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


w 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचनाएं 

11 अक्तूबर 2019 
सं 0 1 / विविध -31 / 2016-9113(s) -- 1. श्री मनोरंजन कुमार पाण्डेय , कार्यपालक अभियंता ( पदस्थापन की प्रतीक्षा 
में ) की सेवा अगले आदेश तक लधु जल संसाधन विभाग, बिहार , पटना को सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध -31 / 2016-9114(s ) -- 2. श्री इम्तियाज अहमद , अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार , सारण 
पथ अंचल, हाजीपुर की सेवा अगले आदेश तक लधु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध -31 / 2016-9115(s) -- 3. श्री बीरेन्द्र पूर्वे, कार्यपालक अभियंता -2, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण 
विभाग, पटना का कार्यालय की सेवा अगले आदेश तक लधु जल संसाधन विभाग , बिहार , पटना को सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध -31 / 2016-9116 (s) -4. श्री रामानुज प्रसाद , कार्यपालक अभियंता ( अनुश्रवण) मगध पथ अंचल , 
गया की सेवा अगले आदेश तक लधु जल संसाधन विभाग , बिहार, पटना को सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध -31 / 2016-9117 (s) -- 5. श्री सुनील कुमार , कार्यपालक अभियंता, उच्च पथ योजना एवं अन्वेषण 
अंचल केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, पटना की सेवा अगले आदेश तक लधु जल संसाधन विभाग, बिहार, 
पटना को सौंपी जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, अपर सचिव । 


7 अगस्त 2019 
सं 0 1 / स्था०-17 / 2014-7264 (s ) -- श्री कमल किशोर सिन्हा, सहायक निदेशक को अपने कार्यों के अतिरिक्त उप 
निदेशक (परीक्षण), परीक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पटना के पद का कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 
प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, अपर सचिव । 


8 अगस्त 2019 


सं0 1 / स्था०–02 / 2017-7318(s) -- श्री अशोक कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल , 
छपरा का आकस्मिक निधन हो जाने के कारण श्री अजय प्रकाश, कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गुलजारबाग 
को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल , छपरा के कार्यों का निष्पादन हेतु प्राधिकृत 
किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, अपर सचिव । 


22 अगस्त 2019 


सं 0 प्र 02 / स्था ० - विविध -12-28 / 2019-7657 (s) -- पथ निर्माण विभाग के निम्नलिखित सहायक अभियंता 
( असैनिक ) को कार्यहित में उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है : 
नाम, गृह जिला एवं जन्म तिथि 

वर्तमान पदस्थापन 

प्रतिनियुक्त किये जाने वाले 
सं ० 

कार्यालय का नाम 


क्र ० 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री शुभम कुमार 


मुख्य 

अभियंता ( संविदा 
प्रबंधन , नीतिगत मामले एवं 


गृह जिला - नवादा । 


सहायक अभियंता ( अनुश्रवण ), मुख्य 
अभियंता, दक्षिण बिहार ( यातायात ) 
उपभाग, पथ निर्माण विभाग , पटना । 
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, 


जन्म तिथि -08.01.1989 


लेखा परीक्षा) 


2 . 


श्री मनोरंजन झा 


गृह जिला - सहरसा । 


पटना । 


मुख्य 

अभियंता ( संविदा 
प्रबंधन , नीतिगत मामले एवं 
लेखा परीक्षा) 


जन्म तिथि -30.12.1986 


14 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


3 . 


श्री अमरजीत कुमार 


बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 


मुख्य अभियंता (बजट एवं 
योजना) 


लिमिटेड , पटना । 


गृह जिला - पटना । 
जन्म तिथि -14.02.1985 


4 . 


श्री अभिषेक कुमार 


सहायक अभियंता , अवर प्रमंडल । महात्मा 


मुख्य अभियंता ( बजट एवं 
योजना) 


गृह जिला - नालंदा । 


गाँधी सेतु प्रमंडल, पटना । 


जन्म तिथि -03.11.1987 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, अपर सचिव । 


6 सितम्बर 2019 
सं0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार)-15 / 2017–8174(s) -- 1. श्री अरूण कुमार , नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की 
सेवा कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश 
तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार)-15 / 2017-8175(s ) -- 2. श्री वासुदेव नन्दन, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को 
कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग , पथ प्रमंडल , बांका के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता 
है । 

सं0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8176 (s) -3. श्री संजय कुमार भारती, नव प्रोन्नत कार्यपालक 
अभियंता की सेवा कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना 
को अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8177 (s) -- 4. श्री राकेश कुमार , नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को 
अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, पूर्व बिहार पथ अंचल, पथ निर्माण विभाग, भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार)-15 / 2017-8178 (s) -- 5. श्री मुकेश प्रसाद सिंह, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता 
को कार्यपालक अभियंता -2, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर 
अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8179( s) -- 6. श्री सुशील कुमार झा, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता 
को कार्यपालक अभियंता -2, मुख्य अभियंता ( पथ संधारण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश 
तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध (अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8180( s) --- 7. श्री रवि वर्मा, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को 
कार्यपालक अभियंता -6 , मुख्य अभियंता ( अनुश्रवण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग , पटना के पद पर अगले आदेश तक के 
लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं0 1 / विविध (अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8181(s) -- 8. श्री शशि भूषण सिंह, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता 
को कार्यपालक अभियंता -3, मुख्य अभियंता ( पथ संधारण ) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग , पटना के पद पर अगले आदेश 
तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 /विविध ( अतिरिक्त प्रभार)-15 / 2017–8182(s ) -- 9. श्री संजय कुमार, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को 
कार्यपालक अभियंता ( लेखा परीक्षा), मुख्य अभियंता ( संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा) का कार्यालय, पथ 
निर्माण विभाग , पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8183(s) -10 . श्री अरविन्द प्रसाद गुप्ता, नव प्रोन्नत कार्यपालक 
अभियंता की सेवा कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को 
अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8184(s ) -11. श्री खुर्शीद करीम, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता की 
सेवा कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना को 
अगले आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं 0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार)-15 / 2017–8185(s) -- 12. श्री ललित कुमार, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को 
कार्यपालक अभियंता –4, मुख्य अभियंता (पथ संधारण) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग , पटना में पदस्थापित करते हुए 
पंचायती राज विभाग में प्रतिनियुक्त किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार)-15 / 2017-8186(s) -- 13. श्रीमती नीतू मणि, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को 
कार्यपालक अभियंता ( योजना, अनुश्रवण एवं गुण नियंत्रण ) –4, मुख्य अभियंता , सीमांचल उपभाग का कार्यालय, पथ निर्माण 
विभाग , पटना के पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


15 


सं 0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8187 (s) -- 14. श्रीमती रेजी सिंह, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को 
अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय निरूपण अंचल, केन्द्रीय निरूपण संगठन के तकनीकी सलाहकार , पथ निर्माण विभाग, पटना के 
पद पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8188 (s) -- 15. श्रीमती सीमा रानी, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता 
को कार्यपालक अभियंता –4 , मुख्य अभियंता ( अनुश्रवण ) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग , पटना के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 /विविध ( अतिरिक्त प्रभार)-15 / 2017–8189(s ) -- 16. श्रीमती संजू कुमारी, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता 
को कार्यपालक अभियंता -5, मुख्य अभियंता ( अनुश्रवण ) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, पटना के पद पर अगले आदेश तक 
के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8190 ( s) -- 17. श्रीमती रूबी रानी, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता 
की सेवा कार्यपालक अभियंता के समकक्ष पद पर पदस्थापन हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड , पटना को अगले 
आदेश तक के लिए सौंपी जाती है । 

सं0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017–8191 (s) -- 18 . श्री मिथिलेश कुमार चौधरी, नव प्रोन्नत कार्यपालक 
अभियंता को कार्यपालक अभियंता , पथ निर्माण विभाग , राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल , छपरा के पद पर अगले आदेश तक के लिए 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8192 (s) -19. श्री दीपेश कुमार, नव प्रोन्नत कार्यपालक अभियंता को 
कार्यपालक अभियंता (बजट -1), मुख्य अभियंता ( बजट एवं योजना) का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पद 
पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है । 

सं 0 1 / विविध (अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017-8193 (s) -- 20. श्री मनोरंजन कुमार पाण्डेय, कार्यपालक अभियंता, पथ 
निर्माण विभाग , पथ प्रमंडल, बांका को स्थानांतरित करते हुए पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय ), बिहार , पटना में योगदान करने 
का निदेश दिया जाता है । श्री पाण्डेय अगले आदेश तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, अपर सचिव । 


3 अक्तूबर 2019 
सं 0 1 / आई० आर० सी०-01 / 2019-8957 (s) - भारतीय सड़क कॉंग्रेस का 80 वाँ वार्षिक अधिवेशन के आयोजन हेतु 
विभागीय अधिसूचना संख्या -1549 ( एस ) -सह - पठित ज्ञापांक -1550 (एस ) दिनांक 12.02.2019 द्वारा गठित Steering 
Committee में सदस्य सचिव के रूप में नामित श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना 
की सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप श्री भवानी नन्दन , अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार , पटना को सदस्य सचिव के रूप 
में नामित किया जाता है । 
2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, अपर सचिव । 


. 


10 अक्तूबर 2019 
सं 0 1 / स्था०-07 / 2018 पार्ट -9073(s ) -- श्री मुकेश कुमार , कार्यपालक अभियंता (योजना-2), मुख्य अभियंता 
(बजट एवं योजना), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग का 
विशेष कार्य पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, अपर सचिव । 


10 अक्तूबर 2019 
सं0 1 / विविध ( अतिरिक्त प्रभार) -15 / 2017–9077 (s) -- श्री अरूण कुमार, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग , 
पथ प्रमंडल संख्या -1, मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर 
प्रति स्थापित अग्रिम योजना प्रमंडल , मुजफ्फरपुर के कार्यों का निष्पादन हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया 
जाता है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, अपर सचिव । 


16 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


18 अक्तूबर 2019 
सं ० प्र०2 / स्था०-07-03 / 2019-9265(s) - पथ निर्माण विभाग के निम्नलिखित सहायक अभियंता ( असैनिक ) को 
स्थानान्तरित करते हुये कार्यहित में उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया 
जाता है 
क्र ० 

वर्तमान पदस्थापन 

नव पदस्थापन 


: 


नाम 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री अभय कुमार 
गृह जिला - भागलपुर 


2 . 


श्री अब्दुल जिलानी 
गृह जिला - बेगूसराय 


सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल , सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल 
पथ प्रमंडल बेनीपुर । 

संख्या -1, मधुबनी, पथ प्रमंडल, 

मधुबनी । 
सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, 

सहायक अभियंता, पथ 

अवर 
रून्नीसैदपुर, पथ प्रमंडल , मुजफ्फरपुर -2 

प्रमंडल , झंझारपुर , 

पथ प्रमंडल, 

मधुबनी । 
सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल संख्या -1, सहायक अभियंता ( अनुश्रवण ), मगध 
मधुबनी, पथ प्रमंडल, मधुबनी । 

पथ अंचल, गया । 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, अपर सचिव । 


3 . 


श्री राधाकृष्ण प्रसाद 
गृह जिला - नालन्दा 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 34-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette .bih.nic.in 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


17 


भाग -2 
-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि। 


आदेश , 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

शुद्वि - पत्र 

26 सितम्बर 2019 
सं ० 1 / स्था०-07 / 2018 पार्ट -8802( s) -- विभागीय अधिसूचना संख्या -323 (एस ०) दिनांक 09.01.2019 में अंकित 
" कार्यपालक अभियंता (योजना अनुश्रवण एवं गुण नियंत्रण) -3, पथ निर्माण विभाग, पटना" के स्थान पर " कार्यपालक अभियंता 
( योजना अनुश्रवण एवं गुण नियंत्रण) -3, मुख्य अभियंता, दक्षिण का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग , बिहार , पटना” पढ़ा जाय । 

2. विभागीय अधिसूचना संख्या -5738 ( एस ) दिनांक 19.06.2019 में अंकित " श्री प्रेमनाथ, तकनीकी सलाहकार 
( कार्यपालक अभियंता , बजट -1), मुख्य अभियंता (बजट एवं योजना) का कार्यालय ” के स्थान पर " श्री प्रेमनाथ, विशेष 
पदाधिकारी (यातायात) के तकनीकी सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, पटना” पढ़ा जाय । 
3. शेष यथावत रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रत्नेश कुमार, अपर सचिव । 


शुद्वि - पत्र 

1 अक्तूबर 2019 
सं 0 1 / स्था०-03 / 2019-8923(s ) --विभागीय अधिसूचना संख्या -8294 (एस ) सह - पठित ज्ञापांक -8315 (एस ) 
दिनांक 13.09.2019 में " श्री बी ० के ० ओझा” के स्थान पर " श्री ब्रज कुमार ओझा” पढ़ा जाय । 

2. शेष यथावत रहेगी । 


आदेश से , 


रत्नेश कुमार, अपर सचिव । 


अधीक्षक , 

सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 

34-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


18 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


No. 1186 ---I, REENU wife of Shiv Kumar Bhagat 402, Ashirwad Apartment , Boring 


Road Patna - 13 vide Affidavit No. 10637 dated 20.06.2019 shall be known as Reenu Kumari for 


all future Purposes. 


REENU . 


No. 1197 --- I, VAISHNAVI D / o Birendra Kumar R/ o New Kumar Nursing Home, Kankarbagh, 


Patna-20 Declare vide Affidavit 3474 dated 05.09.2019 will be known as Vaishnavi Prakash & my Actual 


DOB is 31.10.1997. 


VAISHNAVI. 


सं 0 1198 -- मैं शालिनी पिता श्री मधुपेन्द्रर प्रसाद पति श्री अंकित कृष्णा, निवास -शिव निकेतन , मथुरा , 
प्रसाद सिन्हा रोड, कदमकुआँ, पो 0+थाना - कदमकुआँ, पटना -800003 , (बिहार) शपथ पत्र सं0-3343 दिनांक 29. 
08.2019 से मैं अब शालिनी कृष्णा के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी । 

शालिनी 


No. 1198 ---1 Shalini D /o Mr.Madhupendra Prasad W / o Ankit Krishna , R /o Shiv Niketan , 


Mathura Prasad Sinha Road , Kadamkuan , P.O. + P.S.- Kadamkuan , Patna -800003 (Bihar ) vide 


affidavit No. 3343 dated 29.08.2019 shall be known as Shalini Krishna . 


Shalini. 


सं 0 1216--मैं , समन्विता एवं समन्विता प्रकाश, पुत्री - श्री शिव सत्य प्रकाश, निवासी - रोड नं0-6 / सी से पुरब, 
महादेवपुरी, गर्दनीबाग, पटना-800001 , शपथ पत्र सं0-1196 , दिनांक 06.09.2019 के द्वारा घोषणा करती हूं कि मैं समन्विता 
एवं समन्विता प्रकाश दोनो नाम मेरा ही है , अब से मैं समन्विता प्रकाश के नाम से ही जानी व पहचानी जाऊँगी 


समन्विता । 


No. 1216 ---I, Samanvita @ Samanvita Prakash D/ O Mr. Sheo Satya Prakash R/ O East of 
Road No. 6/ C Mahadeopuri, Gardanibagh, Patna- 800001, Bihar declare vide Affidavit No. 1196 


dated 06.09.2019 that Samanvita & Samanvita Prakash is the name of same & single person . 


Samanvita. 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


19 


No. 1217 --- I, Uttam Kumar, S / o - Late Jamuna Prasad , resident of A/ 20 , P.C.Colony , 
Kankarbagh, Patna- 800020 , Bihar. That I have changed my daughter name from Ruchika Uttam 
to Ruchika Sharma amend his school record by Affidavit No. 18941 dated 16.09.2019 . 


Uttam Kumar. 
सं 0 1230 -- मैं सुषमा कुमारी पति श्री उमा शंकर प्रसाद निवास - लाल बहादुर शास्त्री पथ, पहाड़पुर 
अनीसाबाद वार्ड नं 0 10 सर्किल नं 0 266 होल्डिंग नं 0 2521236 / बी -4 थाना - गर्दनीबाग जिला - पटना (बिहार ) 
शपथ पत्र सं 0 523 तारीख 17.09.2019 द्वारा यह घोषणा करती हूं कि अब मैं सुषमा शंकर के नाम से जानी 
एवं पहचानी जाऊंगी । 

सुषमा कुमारी । 


अधीक्षक , 


सचिवालय 

मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 34-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


20 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


बिहार 


गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित 


सं 0 27 / आरोप - 01-11 / 2019 सा 0 प्र0--14058 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

15 अक्तूबर 2019 
श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, बि 0 प्र0 से0, कोटि क्रमांक 326/11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर 
( सम्प्रति सेवानिवृत ) के विरूद्ध सरकारी दस्तावेजों की अनदेखी कर बिहार सरकार की भूमि को रैयती भूमि दर्शाते हुए दाखिल 
खारिज अपीलवाद को स्वीकृत करने में अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों के लिए जिला पदाधिकारी , बक्सर के पत्रांक 
031860 दिनांक 30.09.2011 द्वारा आरोप, प्रपत्र - क प्राप्त हुआ । 

2. उक्त आरोप, प्रपत्र- क के आधर पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित 
आरोप, प्रपत्र - क की प्रति के साथ विभागीय पत्रांक -14154 दिनांक 15.10.2014 द्वारा श्रीमती श्रीवास्तव से स्पष्टीकरण की 
मांग की गयी । श्रीमती श्रीवास्तव से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 03.11.2014 ) की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय 
पत्रांक -16516 दिनांक 01.12.2014 द्वारा जिला पदाधिकारी, बक्सर से मंतव्य की मांग की गयी । जिला पदाधिकारी, बक्सर के 
पत्रांक - 01-0011 दिनांक 27.05.2015 द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ । उक्त मंतव्य में कई आरोपों के परिपेक्ष्य में श्रीमती श्रीवास्तव के 
स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया । समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक -8084 दिनांक 05.06.2015 द्वारा 
श्रीमती श्रीवास्तव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । जिसमें आयुक्त, पटना प्रमंडल , पटना को संचालन 
पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 

3. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 832 / स्था 0 दिनांक 15.06.2015 से इस विभागीय 
कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमंडल , पटना को हस्तानांतरित कर दिया गया । 

4. संयुक्त आयुक्त, पटना प्रमंडल , पटना के पत्रांक -35 दिनांक 11.01.2016 द्वारा श्रीमती श्रीवास्तव के विरूद्ध 
संचालित विभागीय विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ । संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपों को अप्रमाणित बताया 
गया । 

5. विभागीय पत्रांक -2964 दिनांक 26.02.2016 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा असहमति 
जताने के फलस्वरूप श्रीमती श्रीवास्तव से लिखित अभिकथन की मांग की गयी । श्रीमती श्रीवास्तव का लिखित अभिकथन 
(दिनांक 10.03.2016) प्राप्त हुआ । उनके द्वारा लिखित अभिकथन में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया जो उनके द्वारा पूर्व में 
समर्पित स्पष्टीकरण में किया गया था । श्रीमती श्रीवास्तव से प्राप्त लिखित अभिकथन (दिनांक 10.03.2016) पर विभागीय 
पत्रांक -5751 दिनांक 07.05.2018 द्वारा आयुक्त, पटना प्रमंडल , पटना से मंतव्य की मांग की गयी । आयुक्त कार्यालय , पटना 
प्रमंडल , पटना का पत्रांक -1186 दिनांक 30.07.2018 द्वारा आयुक्त , पटना प्रमंडल, पटना का मंतव्य प्राप्त हुआ । प्राप्त मंतव्य में 
सरकारी दस्तावेजों की अनदेखी कर बिहार सरकार की भूमि को रैयती भूमि मानते हुए दाखिल - खारिज अपीलवाद को 
स्वीकृत किया जाना नियुमानुकूल / विधि - सम्मत नहीं प्रतिवेदित किया गया । 

6. आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन , श्रीमती श्रीवास्तव द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन की समीक्षा 
अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्रीमती श्रीवास्तव को निम्न दंड अधिरोपित की 
गयी :-(क ) प्रोन्नति पर स्थायी रोक ( ख ) संचयी प्रभाव से कालमान वेतन में एक प्रक्रम पर अवनति । 

7. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक -12763 
दिनांक 24.09.2018 द्वारा मंतव्य की मांग की गयी । बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक -2877 दिनांक 28.01.2019 द्वारा 
मंतव्य प्राप्त हुआ । 

लोक सेवा आयोग से प्राप्त मंतव्य , श्रीमती श्रीवास्तव से प्राप्त लिखित अभिकथन एवं आयुक्त, पटना प्रमंडल , 
पटना से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, बि 0 प्र 0 से0, कोटि क्रमांक -326 / 2011, तत्कालीन भूमि 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


21 


। 


- 


सुधार उप समाहर्ता, बक्सर को विभागीय संकल्प ज्ञापांक -8040 दिनांक 14.06.2019 द्वारा निम्न दंड अधिरोपित / संसूचित 
किया गया : 

( क ) प्रोन्नति पर स्थायी रोक । 
( ख ) संचयी प्रभाव से कालमान वेतन में एक प्रक्रम पर अवनति का दंड | 

9. उक्त शास्ति पर पुनर्विचार करने हेतु कुमारी पुनीता श्रीवास्तव द्वारा दो पुनर्विचार आवेदन पत्र समर्पित किया 
गया, जो क्रमशः मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव को सम्बोधित है । उक्त आवेदन पत्रों में उन्होंने विभागीय पत्र (पत्रांक 8103 
दिनांक 18.06.2019) पर साक्ष्य के आधार पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है । 

10. जांच प्रतिवेदन की सम्यक रूप से समीक्षा की गयी और पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी ने जिस भूमि ( 6.89 
करोड़) का नामांतरण अपील स्वीकृत करते हुए शुद्धि पत्र निर्गत करने का निदेश दिया था एवं अपीलकर्ता से लगान वसूली 
का निदेश अंचल अधिकारी को दिया, वह भूमि खतियान में गैर मजरूआ मालिक बिहार सरकार है एवं उसकी प्रवृष्टि 
जमाबंदी पंजी में भी बिहार सरकार के नाम गैर मजरूआ परती कदीम के रूप में है । अंचल अधिकारी ने भूमि क्रेताओं का 
नामातंरण आवेदन सुनवाई के पश्चात् अस्वीकृत कर दिया , परन्तु आरोपित पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता के रूप में 
भूमि के क्रेताओं के पक्ष में अपील को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी को शुद्धि पत्र निर्गत करने का निदेश दिया एवं 
क्रेताओं से लगान वसूली का निदेश दिया । 

11. अंचल अधिकारी ने इस आदेश का अनुपालन नहीं कर समाहर्ता एवं अपर समाहर्ता को तथ्य से अवगत कराया , 
जिसके पश्चात् समाहर्ता ने आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप - पत्र गठित कर कार्रवाई की अनुशंसा की । नामांतरण वाद 
एवं नामांतरण अपील में मात्र बिक्रेताओं के जमाबंदी से रकबा खारिज कर क्रेताओं के नाम दाखिल करने का निर्णय लिया 
जाता है । जब जमाबंदी बिहार सरकार के नाम थी तो भूमि सुधार उप समाहर्ता ने बिना सरकार का पक्ष जाने दाखिल 
खारिज करने की स्वीकृति अंचलाधिकारी को दी जो तर्कसंगत नहीं है । जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष से अनुशासनिक प्राधिकार 
असहमत हुए और निर्णय लिया गया कि असहमति के बिन्दु पर आरोपित पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया 
जाय । विभागीय पत्रांक 2964 दिनांक 26.02.2016 द्वारा श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव से असहमति के बिन्दु पर द्वितीय 
कारण पृच्छा के तहत लिखित अभिकथन की मांग की गयी । आरोपित पदाधिकारी ने अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत की । 

12. असहमति के मुख्य बिन्दु पर आरोपित पदाधिकारी ने स्थिति स्पष्ट नहीं की । उन्हें मुख्यतः यह देखना था कि 
बिक्रेता के नाम जब जमाबंदी कायम ही नहीं हुई थी , तो खारिज दाखिल करने का आदेश उन्होंने कैसे दिया । बिहार सरकार 
के जमाबंदी से रिवीजनल सर्वे एवं चकबंदी के दौरान भी जब बिक्रेता खाता नहीं खुला, जमाबंदी नहीं बनी तो बिक्रेता ने 
इतने लम्बे वर्षों तक कोई प्रयास क्यों नहीं किया । आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभिकथन स्वीकारयोग्य नहीं होने के 
कारण आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव दिया गया । 

13 आरोपित पदाधिकारी का लिखित अभिकथन में दिया गया तर्क कि दरभंगा महाराज ने भूमि नैनराजो देवी को 
दान में दिया था एवं रिटर्न दाखिल किया तथा सर्वे एवं चकबंदी में गलत निर्णय होने के कारण प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश 
के आलोक में भूमि बिहार सरकारी की नहीं है बल्कि , नैनराजो देवी की है, तार्किक प्रतीत नहीं होता है । यह विदित है कि 
नामांतरण अपील में स्वत्व का निर्णय नहीं होता है । सर्वे एवं चकबंदी के काफी वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । अगर सक्षम न्यायालय 
ने नैनराजो देवी के स्वत्व को स्वीकार योग्य माना है तो बिक्रेता को पहले अपने नाम जमाबंदी सृजित करने के लिए आवेदन 
देना चाहिए था एवं उसके बाद बिक्री कर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए थी । 

14 संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, कुमारी पुनीता श्रीवास्तव से प्राप्त पुनर्विचार आवेदन तथा उपलब्ध 
अभिलेखों की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ कि उनके द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी 
में किसी नये तथ्यों / साक्ष्यों का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसपर की विचार किया जा सके, बल्कि जिन तथ्यों का उल्लेख 
किया गया है, उसका उल्लेख उनके द्वारा पूर्व में भी अपने लिखित अभिकथन में किया गया था । 

अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत श्रीमती कुमारी पुनीता श्रीवास्तव, बि 0 प्र0 से0, कोटि 
क्रमांक -326 / 11, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, बक्सर ( सम्प्रति सेवानिवृत ) के पुनर्विचार आवेदनों को अस्वीकृत करते 
हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8040 दिनांक 14.06.2019 द्वारा अधिरोपित दंड यथा :-( क ) प्रोन्नति पर स्थायी रोक ( ख ) संचयी 
प्रभाव से कालमान वेतन में एक प्रक्रम पर अवनति को यथावत रखा जाता है । 
आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राम बिशुन राय, अवर सचिव । 


- 


सं 0 27 / आरोप - 01-70 / 2019 - सा 0 प्र0-13017 


संकल्प 

19 सितम्बर 2019 
मो 0 मिर्जा आरिफ रजा ( बि 0 प्र 0 से 0), कोटि क्रमांक 618/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक , बिहार राज्य खाद्य निगम, 
भोजपुर सम्प्रति विशेष कार्य पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग , बिहार, पटना के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण 


22 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


विभाग , बिहार, पटना का पत्रांक 3920 दिनांक 09.08.2017 के माध्यम से बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के 
पत्रांक 6666 दिनांक 11.07.2017 द्वारा गठित आरोप - पत्र प्रपत्र क ( साक्ष्य सहित ) विभाग को उपलब्ध कराया गया । 

मो 0 रजा के विरूद्ध जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, भोजपुर के पदस्थापन अवधि 25.02.2014 से 25.06. 
2014 में सी 0 एम 0 आर0, गोदाम में भारी मात्रा में खाद्यान्न का विभिन्न गोदामों में भण्डारित रहना । भण्डारित खाद्यान्न के 
उपावंटन एवं उठाव के संबंध में ससमय कार्रवाई नहीं करने के कारण सी 0 एम 0 आर0 गोदामों में भंडारित वित्तीय वर्ष 2013-14 
एवं 2014-15 अन्तर्गत प्राप्त अधिप्राप्ति चावल 121837.237 क्वीं o को टी 0 पी 0 डी 0 एस 0 में उपयोग हेतु मुख्याय स्तर से निर्गत 
उपावटन के विरूद्ध सी 0 एम 0 आर0 का निष्पादन, फिको पद्धति का अनुपालन नहीं करने, सहायक प्रबंधक का 
स्थानांतरण / सेवानिवृत्ति पर सी 0 एम 0 आर0 गोदाम का प्रभार नहीं कराने एवं सहायक प्रबंधक ( सी 0एम 0 आर0) द्वारा संचित 
रख - रखाव नहीं रखने के कारण 121837.237 क्वी 0 सी 0 एम0 आर0 चावल की गुणवता में हास होने से सी 0 एम 0 आर0 का 
निष्पादन नहीं हो सका, जिससे निगम को आर्थिक क्षति आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

विभागीय पत्रांक 4791 दिनांक 11.04.2018, पत्रांक 5738 दिनांक 04.05.2018 एवं पत्रांक 7672 दिनांक 11.06.2018 
द्वारा श्री रजा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी । उक्त के आलोक श्री रजा के पत्रांक 03 
दिनांक 29.06.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री रजा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 9311 
दिनांक 13.07.2018 द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी । उक्त के आलोक में 
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 3404 दिनांक 30.07.2019 द्वारा स्पष्टीकरण पर मंतव्य समर्पित किया गया । 

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मो 0 रजा के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं खाद्य एवं 
उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार , पटना द्वारा प्राप्त मंतव्य के सम्यक् विचारोपरान्त अनुलग्नक अनुबंध में अंतर्विष्ट आरोपों की 
जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत् विभागीय 
कार्यवाही संचालित की जाती है, जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, 
भोजपुर द्वारा नामित किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है । 

जिला पदाधिकारी, भोजपुर को निदेश दिया जाता है कि इस विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को 
सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किसी वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर संचालन 
पदाधिकारी मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना को सूचित करेंगे । 

मो 0 रजा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा कि संचालन पदाधिकारी 
अनुमति दें , उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे । 
आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 
प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
हिमांशु कुमार राय, अपर सचिव । 


सं 0 सिं ० मो ० 251 / 2014-698 

जल संसाधन विभाग 


1 


2 


संकल्प 

6 नवम्बर 2019 
बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा -46 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे स्तम्भ -3 में अंकित 
नहर प्रणाली के शीर्ष से लेकर अंतिम छोर तक का जल प्रबंधन, रख -रखाव, राजस्व आकलन / वसूली आदि कार्य, प्रणाली के 
नाम सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कृषक समिति को आंतरित करने का निर्णय सरकार ने लिया है 
क्रमांक मुख्य अभियंता परिक्षेत्र / नहर प्रणाली का कृषक समिति का नाम एवं पता 

समिति का 
प्रमंडल का नाम नाम 

निबंधन संख्या 
3 4 

5 
1 डिहरी / कैथिया वितरणी कैथिया वितरणी 

कृषक समिति 

S000127 
सिंचाई प्रमंडल, भभुआ 

ग्राम - छोटका कटरा, पो 0 - मुजान , 

थाना - मोहनियाँ, जिला - कैमूर 
2 डिहरी / मरीचा वितरणी मरीचा वितरणी कृषक समिति 

S000046 
सिंचाई प्रमंडल , भभुआ 

ग्राम - मरीचा, पो 0 - मुजान , 

थाना - मोहनियाँ, जिला - कैमूर 
डिहरी / 

अधवार भोखरी 

अधवार भोखरी वितरणी कृषक समिति S000071 
सिंचाई प्रमंडल , भभुआ 

वितरणी 

ग्राम - भोखरी, पो ० - खझड़ा, 

थाना - मोहनियाँ, जिला - कैमूर 
डिहरी / 

छाता माईनर छाता माईनर कृषक समिति 

S000112 
सिंचाई प्रमंडल , भभुआ 

ग्राम - आलाडाही, पो 0 - सौन्धी, 
थाना - मोहनियाँ, जिला - कैमूर 


3 


4 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


23 


5 


डिहरी / 
सिंचाई प्रमंडल, भभुआ 


बेलहरी माईनर 


S000113 


6 


डिहरी / 
सिंचाई प्रमंडल, भभुआ 


सावठ वितरणी 


S000073 


बेलहरी वितरणी कृषक समिति 
ग्राम - टेकारीकला, पो 0 - सौन्धी, 
थाना - मोहनियाँ, जिला - कैमूर 
सावठ वितरणी कृषक समिति 
ग्राम - भुन्डीटेकारी, पो 0 - दादर , 
थाना - मोहनियाँ, जिला - कैमूर 
मोहनियाँ वितरणी कृषक समिति 
ग्राम -मुलहरीया, पो 0 - कठेज, 
थाना - मोहनियाँ, जिला - कैमूर 


7 


मोहनियाँ वितरणी 


S000069 


डिहरी / 
सिंचाई प्रमंडल, भभुआ 


ड ) 


। 


3 . 


2. उपर्युक्त नहर प्रणालियों का अंतरण निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जायेगा 

नहर का संचालन 
( ख ) रख - रखाव एवं संपोषण कार्य 
( ग ) प्रणाली (शाखा नहर / वितरणी / उप वितरणी) के शीर्ष से अंतिम छोर तक पानी का समानुपातिक रूप से 

वितरण करना । जल का इष्टतम उपयोग करतेहुए अधिकाधिक क्षेत्र में सिंचाई करना 
( घ ) सिंचित क्षेत्र का लाभान्वित कृषकों के हस्ताक्षर सहित अभिलेख रखना तथा फसल तैयार हो जाने के बाद 

माँग पत्र संबंधित कृषकों को प्राप्त कराना । 
कृषक समिति निर्धारित क्षेत्र से निर्धारित पटवन शूल्क की वसूली कर उसका 70 प्रतिशत सहमति ज्ञापन 
में वर्णित जिम्मेदारियों के निष्पादन के लिए खर्च करेगी तथा उसका उचित विवरण रखेगी जिसका 
नियमानुसार अंकेक्षण होगा तथा 30 प्रतिशत राशि, जो राज्य कोष में जमा की जायेगी वह कम से कम पूर्व 
के तीन वर्षों की वास्तविक उपलब्धि ( औसत ) के अनुरूप होगी, को वर्ष में दो बार ( 30 सितम्बर और 31 
मार्च तक ) कोषागारो में निश्चित रूप से जमा करायेगी जमा करायी गई राशि की सूचना संबंधित 
कार्यपालक अभियंता के माध्यम से विभाग को दी जायेगी । समिति का यह सतत प्रयास होगा की सिंचित 

क्षेत्र में क्रमशः वृद्धि हो ताकि जल्द से जल्द सम्भावित सिंचन क्षेत्र तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाय । 
( च ) नहर के पटवन शूल्क की वसूली के समय कृषकों को दी जाने वाली रसीद पुस्तिका जल संसाधन विभाग 

के संबंधित प्रमंडल से कृषक समिति के सचिव को निर्गत की जायेगी । 
( छ ) कृषक समिति नहर शूल्क के रूप में वसूली की गई राशि की सुरक्षा एवं उचित उपयोग के लिये पूरी तरह 

जिम्मेदार होगी । समिति निबंधन अधिनियम 1860 के अधीन निबंधक को जो वार्षिक वित्तीय लेखा - जोखा 

समर्पित करेगी उसकी एक प्रति संबंधित कार्यपालक अभियंता के माध्यम से विभाग को प्रेषित करेगी । 
( क ) कृषक समिति एवं विभागीय पदाधिकारी के बीच उत्पन्न विवाद का निपटारा एक आरबिट्रेशन समिति द्वारा किया 

जायेगा जिसमें दोनों पक्षों द्वारा मनोनित एक - एक सदस्य होंगे एवं तीसरा सदस्य दोनों पक्षों की सहमति 

से होगा । 
( ख ) प्रणाली स्तर समिति एवं ग्रामीण स्तर समिति या एक ग्रामीण स्तर समिति से दूसरी ग्रामीण स्तर समिति 

या एक सामान्य कृषक एवं ग्रामीण स्तर समिति के कार्यकारिणी के बीच उत्पन्न विवाद का निराकरण 

आपसी बात - चीत से या फिर किसानों की आम सभा के निर्णय द्वारा किया जायेगा । 
( ग ) इस प्रणाली का प्रबंधन प्रयोग के रूपमें 5 (पांच) वर्षों के लिये सहमति ज्ञापन में उल्लिखित शर्तों पर 

अंतरित किया जायेगा । 
( घ ) मात्र चालू फसल मौसम में नहर प्रचालन हेतु मेठ एवं मौसमी कर्मचारी यथावत बने रहेंगे और उनका वेतन 

भुगतान तत्काल विभाग करेगा, लेकिन पटवन शूल्क की वसूली के बाद कृषक समिति उपर्युक्त वेतन 
भुगतान पर हुए व्यय की राशि को विभाग / सरकार को वापस करे देगी । यह राशि उल्लिखित 30 ( तीस ) 
प्रतिशत दी जाने वाली राशि के अतिरिक्त होगी । वास्तविक अंतरण के पूर्व, संबंधित कार्यपालक अभियंता, 

कृषक समिति से इस आशय का शपथ पत्र / अंडरटेकिंग प्राप्त कर लेंगे । 
( ड ) उक्त प्रणाली का प्रबंधन कृषक समिति को सौंपने के तीन वर्षों के बाद इसकी गहन समीक्षा जल संसाधन 

विभाग द्वारा की जायेगी । यदि कृषक समिति अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुई तो समिति से इस 

प्रणाली का प्रबंधन वापस लेने पर सरकार विचार करेगी । 
( क ) जिन अंतरित प्रणाली में पुनर्स्थापन, मरम्मति कार्य कराना है उसमें यथासम्भव कृषक समिति के देख - रेख 

में कार्य कराने के पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता / अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता पर 
होगी । इस संबंध में विभागीय परिपत्र सिं ० को0-31 / 2001-444 पटना, दिनांक 06.07.2004 का सत 

प्रतिशत पालन किया जायेगा । 
( ख ) इस प्रणाली को कृषक समिति को सौंपने के बाद उसके रख - रखाव में जल संसाधन विभाग द्वारा आवश्यक 

तकनीकी सहयोग दिया जायेगा । राजस्व वसूली से संबंधित कार्य - कलापों की समीक्षा / निरीक्षण इत्यादि 
करने का अधिकार जल संसाधन विभाग को रहेगा । 


4 . 


24 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


( ग ) विभागीय परिपत्र संख्या - सिं ० को0-23 / 2003 पार्ट-II - 338 दिनांक -09.04.2005 का अनुपालन कृषक समिति 

के लिये अनिवार्य होगा । 
5. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा । 

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार गजट के अगले अंक में सर्वसूचनार्थ प्रकाशित की 


जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से 
अरूण कुमार द्विवेदी , संयुक्त सचिव ( अभियंत्रण ) । 


सं 0 1 / सी0-02 / 2014, गृ0 आ0--6588 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा ) 


- 


। 


संकल्प 

13 अगस्त 2019 
विषय:-क्षेत्र स्तर पर पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप - महानिरीक्षक के कार्यालयों के पुनर्गठन के संबंध में । 

वर्तमान में पुलिस प्रशासन की दृष्टि से बिहार राज्य 5 बड़े प्रक्षेत्र (रेल प्रक्षेत्र सहित) एवं 12 क्षेत्रों (रेल क्षेत्र सहित ) 
में विभक्त है । प्रक्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक एवं क्षेत्र में पुलिस उप - महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी पदस्थापित किये जाते 
हैं । प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय पुलिस उप - महानिरीक्षक दोनों के द्वारा जिला पुलिस / पुलिस अधीक्षक को 
स्थानीय मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है तथा इनके कार्यों का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है । 

2. पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस उप - महानिरीक्षक के पद वस्तुतः जिला पुलिस अधीक्षक के उपर प्रशासनिक 
नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण से संबंधित हैं । आदेश श्रृंखला (Chain of Command ) के दृष्टिकोण से इस व्यवस्था से कार्यों का 
दुहराव होता है । आदेश श्रृंखला को प्रभावी, कारगर एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यकता महसूस की गयी कि 
प्रक्षेत्रों की व्यवस्था को समाप्त कर सभी पुलिस क्षेत्रों को पुनर्गठित करते हुये बड़े एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक 
स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाय । 

3. इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रक्षेत्रों की व्यवस्था समाप्त कर पुलिस क्षेत्रों को 
पुनर्गठित करते हुये बड़े एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी को पदस्थापित किया जाय । 

4. उक्त निर्णय के आलोक में वर्तमान में कार्यरत 04 प्रक्षेत्रों यथा पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं भागलपुर को 
समाप्त कर पुलिस क्षेत्रों को निम्नांकित रूप से पुनर्गठित किया जाता है : 
क्षेत्र का नाम जिला का नाम 

पद का नाम 
केन्द्रीय क्षेत्र, पटना 

नालंदा 

पुलिस महानिरीक्षक , पटना 
मगध क्षेत्र , गया, औरंगाबाद , 

पुलिस महानिरीक्षक , गया 


क्र ० 


1 


पटना, 


2 


गया 


नवादा, जहानाबाद, अरवल 


3 


शाहाबाद क्षेत्र, 


. 


पुलिस उप - महानिरीक्षक , शाहाबाद क्षेत्र, डिहरी 
ऑन सोन 


डिहरी ऑन सोन 


बक्सर, भोजपुर, 
रोहतास, कैमूर 
मुजफ्फरपुर , वैशाली, शिवहर, 
सीतामढी 


4 


तिरहुत क्षेत्र, 


पुलिस महानिरीक्षक , मुजफ्फरपुर 


मुजफ्फरपुर 


5 


चम्पारण क्षेत्र, बेतिया 


बेतिया, बगहा, 


पुलिस उप महानिरीक्षक , चम्पारण क्षेत्र, बेतिया 


मोतिहारी 


6 


सारण क्षेत्र, छपरा 


7 


मिथिला क्षेत्र , दरभंगा 


पुलिस उप - महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा 
पुलिस महानिरीक्षक , दरभंगा 
पुलिस उप - महानिरीक्षक, कोशी क्षेत्र, सहरसा 


8 


कोशी क्षेत्र, सहरसा 


सारण, सिवान , गोपालगंज 
दरभंगा, मधुबनी , समस्तीपुर 
सहरसा, सुपौल, 
मधेपुरा 
पूर्णियाँ, किशनगंज , कटिहार 
अररिया 


9 


पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णियाँ 


पुलिस महानिरीक्षक , पूर्णियाँ 


10 


पूर्वी क्षेत्र , भागलपुर 


भागलपुर , बांका, नवगछिया 


पुलिस उप - महानिरीक्षक, पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर 


बिहार गजट , 13 नवम्बर 2019 


25 


11 


मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर 


पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर क्षेत्र, मुंगेर 


मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, 
लखीसराय 
बेगूसराय, खगड़िया 


12 | बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय 


पुलिस उप - महानिरीक्षक, बेगूसराय क्षेत्र, बेगूसराय 


5. यह व्यवस्था दिनांक 15.08.2019 से प्रभावी होगी । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
रंजन कुमार सिन्हा, अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 34-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


